Twitt . ( न . र . 11 


REGIS . PRED NO . DON) 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - 1 
PART I -- Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


21/ 11 


सं . 183 ] 

No . 183) 


नई दिल्ली, मंगलबार,सितम्बर 26, 1989 / आश्विन 4, 1011 
NEW DELHI, TUESDAY, SEPT 26, 1989/ASVINA 4 , 1911 


इस भाग में भिम्म पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके । 
Separato Paging is given to this Part in order that it may he flod as a 

separate compilation 


वाणिज्य मंत्रालय 
निर्यात व्यापार नियंत्रण 

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1989 

सार्वजनिक सूचना सं . 16 ई टी सी ( पी एन )/ 89 
विषय : - हाथी दांत से बनी मामग्री का निर्यात । 

फाइल सं . 25 ( 72 ) 89-ई-2 : - उपर्युक्त विषय पर निर्यात (नियंत्रण ) संशोधन मादेश 
सं . नि . ( नि ) मा , 1988/ ए एम ( 33) दिनांक 26 सितम्बर, 1989 को मोर ध्यान 
दिलाया जाता है । 
2708 GI/ 89 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PARL I - SEC . ]] 


2 . स्थिति को पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि अग्रिम / प्रप्रदाय/ भारई 
पो लाइसेंस / खला सामान्य लाइसेंस- 3 के अन्तर्गत कानूनी रूप से प्राया तित अफ्रीका मूल के 
प्रविनिर्मित हाथी दांत से बनी हुई हाथी दांत की सामग्री के निर्यात की अनुमति निम्न 
लिखित रातों के प्राधार पर वी जाए : 

_ " चार मुख्य पसनों अर्थात बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली से ( 1 ) प्रबंध प्राधि 
कारो ( वन्य जीव संरक्षण मिदेशक ) वम एवं जंगली जीव विभाग , भारत सरकार द्वारा जंगली फौना 
एवं फ्लोरा की संकटापन्न जातियों सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते के अधोम जारी किए 
गए पुन : निर्यात प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार ( 2 ) क्षेत्रीय उप निदेशक ( क्षेत्रीय वन्य 
जीव ) द्वारा पोत-पूर्व निरीक्षण के बाद निर्यात को अनुमति दी जाएगी । " 
3. उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गये है । 

तेजेन्द्र खन्ना , मुख्य नियंत्रक , मायात-निर्यात 
MINISTRY OF COMMERCE 

EXPORT TRADE CONTROL 
New Delhi , the 26th September, 1989 

PUBLIC NOTICE NO . 26 -ETC (PN ) 189 
Subject : Export of Ivory Articles. 

File No. 25 (72) 189 E - II.-- Attention is invited to the Exports ( Contiol) 
Amendment Order No . E ( C ) O , 1988 /AM (33) dated the 26th September , 1989 
on the above subject . 

2. Od a review of the situation , it has been decided to allow export of 
Ivory Articles made out of legally imported unmanufactured Ivory of African 
Origin under Advance Imprest REP Licences} OGL under OGL. No. 3 subject 
to the following conditions inom 

"Export allowed from tour major ports vir . Bombay, Calcutta, Madray 

and Delhi on the basis of (i) re -export certificate issued by the 
Management Authority (Director of Wild Life Preservation ) , Depart 
went of Forest and Wild Life, Government of India , under Conven 
tion on International Trade in Endangered Species of Will Fauna 
and Flora anıl also (ii) after pre -shipment Inspection by the Regional 

Deputy Director (Wild Lile of the Area ) " . 
. 3. The above amendment has been made in the Public Interest . 

TEJENDRA KHANNA , Chief Controller of Imports & Sxports. 


ent of theservationer baremaa 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 , 1989 


